PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., MAY 18 , 1971 ( VYSK. 28 , 1893 SAKA) 


445 


क्रमांक 1703-र ( III )-11/12769.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध जागीर अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उस में आज तक 
हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए)( 1 ) तथा 3( 1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए 
हरियाणा के राज्यपाल श्री शादी राम, पत्र शिव राम , गांव हरीपुर , तहसील थानेसर , जिला करनाल, को खरीफ़ , 1964 
से रबी , 1970 तक 100 रु० तथा खरीफ़ , 1970 से आगे 150 २० वार्षिक संदर वाली युद्ध जागीर संनद में दी गई शर्तों 
के अनुसार सहर्ष प्रदान करते है । 


क्रमांक 1688-र (III ) -71/12764.--- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में 
आज तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री होशियार सिंह, पुत्र राम सरूप , गांव गुरूकुल मोटन्डु , तहसील व जिला रोहतक 
को खरीफ़ 1965 से रबी 1970 तक 100 रु ० तथा खरीफ़ 1970 से आगे 150 रु ० वार्षिक दर वाली युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 1541 -र(III )-71/ 12921.-पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उस में आज 
तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री छोटे लाल, पुत्र राम बल , गांव मलेरना , तहसील बल्लबगढ़ जिला गहगावां को रबी 
1967 से रखी 1970 तक 100 रु ० तथा खरीफ़ 1970 से आगे 150 रु० वार्षिक दर वाली युद्ध जागीर संनद में दी 
गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 1814-र (II )-71/12926.-- पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस में आज 
तक हरियाणा सरकार द्वारा संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए ) (1 ए) तथा 3(1 ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री राम सरूप , पुन रतन लाल , गांव नगल सिरोही , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ को 
खरीफ़ 1967 से रबी 1970 तक 100 रु ० तथा खरीफ़ 1970 से आगे 150 रु० वार्षिक दर वाली मुख जागीर संनद 
में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


दिनांक 13 मई , 1971 
क्रमांक 2026-र ( III )-71/13583.-- पूर्वीपंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उस को उस में आज 
तक हरियाणा सरकार द्वारा संगोधन किया गया है) की धारा 2 ( ए ) ( 1ए ) तथा 3( 1ए ) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का 
प्रयोग करते हए हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीरें उनके सामने दी गई फसल 
तथा राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


जागीर पाने वाले का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


राशि 


फसल / वर्ष जब से जागीर 

दी गई 


रुपए 


1 


करनाल 


बीर बंगरा 


कैथल 


100 


श्री रामेश्वर दत्त शर्मा, 
पुन हर नारायण 


( 1 ) रबी 1966 से रवी 

1970 तक 


( 2 ) खरीफ 

मागे 


1970 से 


150 


खड़ी शर्फ प्रली 


" 


श्रीमती मंगला देवी, 
बेवा दूला सिंह 


( 1 ) खरीफ 1965 से 

रबी 1970 तक 


100 


150 


( 2) खरीफ 1970 से 

भागे 


446 


HARYANA GOVT GAZ .. MAY 18, 1971 ( VYSK. 28, 1893 SAKA) 


( PART I 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाले का 


गांव व पता 


तहसील 


राशि 


फसल/वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


नाम 


रुपए 


3 


करनाल 


गधा 


কাল 


100 


श्री लखी राम , पुन नथू 
राम 


( 1) खरीफ़ 1965 से 

रबी 1970 तक 


150 


( 2 ) खरीफ़ 1970 से 

मागे 


4 


कोहांद 


( 1) खरीफ़ 


1965 से 


100 


श्री जय किशन , पुन 

हरसुख 


रबी 1970 तक 


150 


5 


100 


" 


श्रीमती उधो रानी , बेवा 
बोधा राम 


( 2 ) खरीफ़ 1970 से 

नागे 
( 1 ) खरीफ़ 1965 से 

रबी 1970 तक 
( 2) खरीफ़ 1970 से 

आगे 


74/ जी , स्कूल -कम 
कैनाल एरीया , 
नीलोखेड़ी 


150 


ह ०० ल ० गुगनानी , उप- सचिव । 


DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT 


The 7th May , 1971 


No. 1850 - BAPI- 71/ 3031, -In pursuance of the provisions of section 61 of the Punjab Panchayat 
Samitis and Zila Parishads Act , 1961 , the Governor of Haryana is pleased to remit the local rate 
amounting to Rs. 164.07 Paise Rupees ons hundred sixty- four and seven paise ) Joly in respect of 
the following Panchayat Simitis of District Ambala as per details given against each : 


-- 


Name of village 


Year /Crop 


REMARKS 


Amount of 
local rate 
remitted 


1. Samiti Raipur Rani 


1969-70 


124.09 


2. Samiti Naraingarh 


1969-70 


39.98 


The remission relates to the 
land acquired for public purposes 
and the unallotted evacuee land , 
in respect of which , the land 
revenue has already been 

re 
mitted by the Financial Com 
missioner , Revenue, -vide memo 
No. 6925 - A (iv )-70/31213 , dated 
24th December , 1970 . 


Total 


164.07 


B. S. OJHA Joint Secy . 


AGRICULTURE DEPARTMENT 

The 7th May, 1971 
No. 2384- Agr.I( 1) -71,6736.- Subject to the 
approval of Haryana Public Service Commission , 
the Governor of Haryana is pleased to promote 


Shri Sushil Kumar, Agricultural Inspector as 
Horticultural Development Officer, in HAS 
Class II, on temporary basis with effect from 
the 2nd April, 1971 (forenoon ). 

SHER JANG SINGH , Secy . 


